रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD NO DL.-33004/99 


. 


. 


. 


. 


. 


. 





सत्यमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


- 


- 


- - 


- - - - - 

- - - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


= 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग -- खण्ड 1 
PARTI - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं . 96 ] 

नई दिल्ली, बहस्पतिवार , अप्रैल 11 , 2002 / चैत्र 21, 1924 
No. 961 

NEW DELHI , THURSDAY , APRIL 11, 2002 / CHAITRA 21, 1924 

श्रम मंत्रालय 
( केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड ) 

संकल्प 

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2002 
सं . यू - 23013 / 01 / 02 - एल डब्ल्यू. - ठेका श्रम ( विनियमन और उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एसद्वारा इंडियन एयरलाइन्स और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम के 
उन्मूलन के प्रश्न की जांच करने के लिए एक समिति गठित करता है । समिति का संघटन और विचारार्थविषय निम्नानुसार होंगे : -- 
( 1 ) श्री पी . के . शर्मा 

सदस्य 
सलाहकार ( आई आर) , 
रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय , 

रेल भवन, नई दिल्ली - 110001 . 
( 2 ). श्री यू . एम . शंकर दास , 

सदस्य 
सचिव, इंडियन नेशनल माइन वर्कर्स फैडेरेशन, 
फ्लैट नं . 403, हारमोनी एपार्टमैन्टस , 

ऑफीसर्स कालोनी, डाकघर आर. के . पुरम , 

सिकन्द्राबाद - 500 556 ( आंध्र प्रदेश ) 
( 3 ) श्री वी . के . भिसे 
उप मुख्य श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ), 

सदस्य - संयोजक 
नई दिल्ली । 
2. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे : 

संबंधित प्रतिष्ठानों के निम्नलिखित कार्यकलापों में ठेका श्रम पद्धति के कार्यचालन का अध्ययन करना और उपयुक्त सिफारिशें करना कि 
क्या ठेका श्रम ( विनियमन और उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रतिष्ठान में कामों/कार्यों में ठेका 
श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया जाए अथवा नहीं : 
क्रम संख्या कार्यकलाप 

निम्नलिखित के मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बंगलौ 
हैदराबाद, तिरूषनन्तपुरम , अहमदाबाद, गोवा, का 
कोचीन, गुवाहाटी, कोयम्बतूर , मंगलौर, वाराण 

स्थित प्रतिष्ठान । 
1. कार्गो रखरखाव और अग्निशमन 

इंडियन एयरलाइन्स 
2. ऐफलूऐंट् ट्रीटमैन्ट प्लांट और रनवे रखरखाव 

भारतीय विमानपत्तन प्राधिका 
3. समिति का मुख्यालय, नई दिल्ली में होगा। समिति अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करेगी । 


- 


- 


1214 GI/ 2002 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


(PART I - Sec 1] 


LV 


ANVN 


MINISTRY OF LABOUR 


(Central Advisory Contract Labour Board ) 

RESOLUTION 


New Delhi, the 11th Apnl, 2002 
No. U - 23013 /01/02- LW . - In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and 
Abolition ) Act, 1970 , the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the questioni 
of abolition of contract labour in the establishment of Indian Airlines and Ariport Authority of India The composition of 
the committee and its terms of reference will be as under 
(1) Shri P K Sharma, 

Member 
Adviser (IR ) 
Railway Board ,Ministry ofRailways, 
Rail Bhavan , New Delhi- 110001 


Member 


(2 ) ShrU M Shankar Das, 

Secretary, Indian NationalMine Workers Federation , 
Flat No 403, Harmony Apartments, Officers Colony, 
PORK Puram , 
Secunderabad -500556 (AP ) 


(3) Shri V K Bhise , Deputy Chief Labour Commissioner 

Menber- Convenor 
( Central), New Delhi 
2 The terms of reference of tlie porposed committee would be as follows -- 

To study the working of contract labour system in the following activities in the respective establishments and 
to make suitable recommendations whether or not the employment of contract labour in the jobs/works in the said 
establishement be prohibited kceping in view the provisions of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and 
Abolition ) Act, 1970 — 


Si No 


Activities 


Establishments at Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata, 
Bangaloie , Hyderabd, Thiruvananthapuram , 
Ahmedabad , Goa , Calicut, Cochin , Guwahati, 
Coimbatore,Mangalore, Varanasi and Pune of 


1 


Indian Airlines 


Cargo Handling and Fire Fighting 
Effluent Treatment Plant and Runway 
maintenance 


Airport Authority of India 


3 The Headquarter of the Committee will be at New Delhi The Committee should submit its report at 
the earliest 


TA SRINIVASAN , Secy 


संकल्प 

of forent, 11ott, 2002 
# 4 - 23013 /02 / 02 - 7 god. - 29TH ( 11447 99 344147 ) ffuf44 , 1970 ERT 5 ART UGT1 yr Art 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्वारा बोगाईगाँव रिफाइनरी एण्ड पैट्रोकैमिकल लिमिटेड, थालगाँव, जिला बोंगाईगाँव 
असम के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम के उन्मूलन के प्रश्न पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन करता है । समिति का संघटन और उसके विचारार्थ 
विषय निम्नानुसार होंगे --- 
( 1 ) # it. Va, fuzit, AG ( 144 ) 

सदस्य 
सैन्ट्रल कोल इण्डिया लिमिटेड , 
10 , 777 474 ts, 

T41611- 700 001 


[ भाग -- खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


सदस्य 


( 2 ) श्री एन. सुन्दरसन , 

महासचिव , 
साउथ सैन्ट्रल रेलवे मजदूर संघ , 
संख्या- 306 , श्री रंगा अपार्टमेन्ट्स , केयीज हाई स्कूल 

के सामने , सिकन्द्राबाद- 500025 ( आ . प्र. ) 
( 3 ) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) , 

गुवाहाटी 
2. प्रस्तावित समिति के विचारार्थविषय निम्नलिखित होंगे :--- 


सदस्य - संयोजक 


" वोंगाईगाँव रिफाइनरी एण्ड पैट्रोकैमिकल लिमिटेड , थालगाँव, जिला बोंगाईगाँव, असम के प्रतिष्ठान में सामान के परिवहन और 
हैण्डलिंग संबंधी कार्यों में ठेका श्रम पद्धति का अध्ययन करना तथा ठेका श्रम ( विनियमन तथा उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की धारा 10 के उपबन्धों 
को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त सिफारिश करना कि क्या उक्त प्रतिष्ठान के उपर्युक्त कामों/ कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन का प्रतिषिद्ध किया जाए 
अथवा नहीं । " 


3. समिति का मुख्यालय गुवाहाटी में होगा । समिति शीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । 


टी . ए. श्रीनिवासन, सचिव 


RESOLUTION 


New Delhi,the 11th April, 2002 


No. U -23013 /02 /02 -LW . In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and 
Abolition ) Act, 1970 , the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the 
question of abolition of contract labour in the establishment of Bongaigaon Refinery and PetrochemicalLimited , Dhallgaon , 
District Bongaigaon , Assam . The composition ofthe committee and its terms of reſorence will be as under - 


Member 


(1) ShriC . H. Khisty, Director ( Pcrs.), 

Coal IndiaLtd .. 
10 . Netaji Subash Road , 
Kolkata- 700001 


Member 


(2) Shri N . Sundaresan , 

General Secretary, 
South CentalRailwayMazdoor Union , 
No. 306, Sri Ranga Apartments, Opp . To Keyes High School, 
Secunderabad- 500025 ( A. P.) 


Member -Convenor 


(3) The Regional Labour Commissioner 

( Central), Gawahati. 


2 . The terins of reference of the proposed committee would be as follows : — 


. 


" To study the working of contract labour system in the jobs of transportation and handling of materials in the 
establishment of Bongaigaon Refinery and Petrochemical Limited, Dhallgaon ,District Bongaigaon , Assam and to make 
suitable recommendations whether or not the employment ofcontract labour in the said jobs/works in the said establishment 
be prohibited keeping in view the provisions of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and 
Abolition ) Act, 1970 ," 


3 . The Headquarter of the Committee will be at Guwahati. The Committee should submit its report at 
the earliest. 


T. A . SRINIVASAN , Secy. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC . I ] 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


15 


संकल्प 

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2002 
सं. यू - 23013 / 03 / 02 - एल उब्ल्यू. - ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एसद्वारा तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम, पनवेल परिसर के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम उन्मूलन के प्रश्न पर 
पिधार करने हेतु एक समिति का गठन करता है । समिति का संघटन और उसके विचारार्थविषय निम्नलिखित होंगे : 
( 1 ) श्री पी. के . शर्मा, 

सदस्य 
सलाहकार ( आई आर ) , 
रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, 

रेल भवन, नईदिल्ली- 110001 
( 2 ) श्री सूर्यकान्त बागल, 

सदस्य 
महासचिव, हिन्द मजदूर सभा , 
महाराष्ट्र राज्य परिषद, 
ए - 28, " विनीत नगर " बी पी टी स्टॉफ क्वार्टर्स, 

कालाचौकी, मुंबई- 400033 
( 3 ) उप श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) , 

सदस्य - संयोजक 


मुंबई 


2 . प्रस्तावित समिति के विचारार्थविषय निम्नलिखित होंगे : 

" तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम , पनवेल परिसर के प्रतिष्ठान में ए. सी. के रखरखाव तथा बागवानी संबंधी कार्यों/ सेवाओंमें ठेका श्रम पद्धति 
का अध्ययन करना तथा ठेका श्रम ( विनियमन और उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त सिफारिश 
करना कि क्या उक्त प्रतिष्ठान में उपर्युक्त कार्यो/ सेवाओं में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया जाए अथवा नहीं । 
3. समिति का मुख्यालय मुंबई में होगा । समिति शीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । 

टी . ए. श्रीनिवासन, सचिव 
RESOLUTION 

New Delhi, the 11th April, 2002 
No. U - 23013 /03 /02 - 1W . - In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and 
Abolition ) Act, 1970 , the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the 
question of abolition of contract labour in the establishment of Oil and NaturalGas Corporation , Panvel Complex . The 
composition of the committee and its termsof referencc will be as under : 
(1) Shri P. K . Sharma, 

Member 
Advisor (IR ) . 
Railway Board, Ministry of Railways , 

Rail Bhavan , New Delhi- 110001 
(2 ) Shri Suryakant Bagal , 

Member 
General Secretary , 
Hind Mazdoor Sabha , 
Maharashtra State Council, 
A - 28, “ Vinit Nagar " B P. T . Staff Quarters, 

Kalachowky. Mumbai - 400033 
(3) Deputy Chief Labour Cominissioner ( C). 

Member -Convenor 
Mumbai. 
2. The termsof reference of the proposed committee would be as follows : 

" To study the working of contract labour system in the jobs/works of A . C . maintenance and gardening in the 
establishment of Oil and Natural Gas Corporation , Panvel Complex and to make suitable recommendationswhether or not 
the employment of contract labour in the jobs/works in the said establishment be prohibited keeping in view the provi 
sions of Section 10 of the Contract Labour ( Regulation and Abolition) Act, 1970 . " 

3. The Headquarter of the Committee will be at Mumbai. The Committee should submit its report at 
the earliest. 

T . A . SRINIVASAN, Secy. 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Dollzi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Dolhi-110054. 


